निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 393) पटना, वृहस्पतिवार , 2 जुलाई 2020 


सं ० 27 / आरोप - 01-99 / 2019-6333 / सा ० प्र ० 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

30 जून 2020 
जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 958 दिनांक 11.07.2018 द्वारा सूचित किया गया कि कटिहार नगर 
सहायक थाना कांड संख्या 318/2018 दिनांक 25.08.2018 ( धारा -377 भा द 0वि 0) के प्राथमिक अभियुक्त मो 0 जफर 
रकीब (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 528/11, अपर समाहर्ता, कटिहार को अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप के लिए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -9(1)(क ), ( ग) एवं नियम-9(2) के प्रावधानों 
के तहत् उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 06.07.2018 के प्रभाव से विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 9899 दिनांक 25.07.2011 द्वारा निलंबित किया गया । 

मो ० रकीब के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , कटिहार द्वारा प्राप्त आरोप - पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर 
आरोप - पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया । 

उक्त आरोप के लिए मो 0 रकीब के विरूद्ध आरोप - पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 14985 दिनांक 19.11. 
2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर मो ० रकीब के पत्र दिनांक 03.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया 
गया । प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य की मांग की गयी, जिसमें जिला पदाधिकारी, कटिहार 
द्वारा मो 0 रकीब के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया । 

मो ० रकीब के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा 
समर्पित मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ), नियमावली, 2005 के नियम -17 के प्रावधानों के तहत् आरोपों की बृहद् जाँच हेतु विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 9104 दिनाक 09.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ 
को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

मो 0 रकीब दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं । 


- 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जुलाई 2020 
अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए मो 0 जफर रकीब 
(बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 528/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, कटिहार सम्प्रति निलंबित मुख्यालय - आयुक्त कार्यालय, 
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों 
के तहत दिनांक -30.06.2020 के अपराह्न से निलंबन मुक्त किया जाता है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

शिव महादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 


मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 393-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


